पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म . प्र . - 108 - भोपाल - 09 -- 11 . 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल , के पत्र क्रमांक 22/153, 
दिनांक 10 - 1- 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


सत्यम 


त्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 123 ] 


भोपाल , बुधवार , दिनांक 3 फरवरी 2010 -- माघ 14, शक 1931 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2010 


क्र . एफ - 1 - 2 - 2010 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 ( 1 ) ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत शाहगंज , को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब " नगर पंचायत शाहगंज अधिसूचित 
किया जाता है . 


सारणी 


सम्मिलित क्षेत्र का विवरण 


क्रमांक 
( 1 ) 


जिला 
( 2 ) 


तहसील 
( 3 ) 


क्षेत्र का नाम 

( 4 ) 


( 5 ) 


सीहोर 


बुदनी 


ग्राम पंचायत , शाहगंज 


ग्राम पंचायत शाहगंज का संपूर्ण क्षेत्र 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

राघव चन्द्रा , प्रमुख सचिव, 


245 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


